“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 

नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 


पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग /09/2013-2015. _ 


30-05-2001.” 
छत्तीसगढ़ राजपत्र 
(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 
क्रमांक 75 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 फरवरी 2022 ---माघ 29, शक 1943 


छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय 
रायपुर, दिनांक 17 फरवरी 2022 


अधिसूचना 


क्रमांक 1407 / वि.स. / स्था. /2022— छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1990 
के नियम 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ 
विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम 1981 के अंतर्गत निर्मित सचिवालय (भर्ती तथा सेवा शर्तें आदेश) नियम 1990 में 


निम्नलिखित संशोधन करते हैं. अर्थात्‌- 


संशोधन 


छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के सेवा अधिनियम, 1981 के अधीन निर्मित सचिवालय (भर्ती तथा सेवा शर्तें 
आदेश) नियम, 1990 के उप नियम - 3 में उल्लेखित पदों हेतु अर्हताएं निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है- 


[_कंडिका क्रमांक पद वर्तमान wear 


(1) 2) | (3) 


——s 


संशोधित ada | 
(4) 


3(21) आशुटंकक | 01. मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (1042) 
(eat परीक्षा उत्तीर्ण 
टायपिस्ट) seat 


पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण 
के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय 
से किसी भी विषय के स्नातक 
पाठ्यकम की प्रथम वर्ष परीक्षा 
उत्तीर्ण. 


02. हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रति 
मिनट की गति. (गति के संबंध में 
कौशल परीक्षा ली जाएगी) 


03. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा Ut 


डिप्लोमा / प्रमाण पत्र तथा डाटा wet 
की गति 5,000 की (Key) डिप्रेशन 
प्रतिघंटा (गति के 


149 


आपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय | 


वर्तमान अहताओं क॑ साथ ही 
साथ बिन्दु क्रमांक 4 — 
“मान्यता प्राप्त मंडल / संस्था 
अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन 
मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से 
(कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के 
माध्यम से) हिन्दी अथवा 
अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5,000 
की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा 
की गति (गति के संबंध में 
कौशल परीक्षा ली जाएगी) 
का प्रमाण पत्र।” प्रतिस्थापित 
किया जावे। 


संबंध में कौशल 
परीक्षा ली जाएगी)। * 


150 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 फरवरी 2022 


3(24) 


कम्प्यूटर ऑपरेटर 


सहायक ग्रेड-3 


वर्तमान eae 


(3) 


किसी. मान्यता प्राप्त 
विश्वविद्यालय से. विज्ञान 
संकाय में स्नातक उपाधि एवं 
कम्प्यूटर. एप्लीकेशन में 
पत्रोपाधि 


01. मान्यता प्राप्त शिक्षा 
मण्डल से (10+2) परीक्षा 
उत्तीर्ण 
अथवा 

पुरानी हायर सेकेण्डरी 
परीक्षा उत्तीर्ण के साथ 
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय 
से किसी भी विषय के स्नातक 
पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा 
उत्तीर्ण. 


02.0 मान्यता प्राप्त संस्था 
से डाटा wet आपरेटर/ 
प्रोग्रामिंग. में एक वर्षीय 
डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र तथा 


03. कम्प्यूटर में हिन्दी 
टायपिंग का 5,000 की (Key) 
डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति 
(गति के संबंध में कोशल 
परीक्षा ली जाएगी) | 


संशोधित अहताएं 
(4) 


वर्तमान अहताओं के साथ ही 
साथ "मान्यता प्राप्त मंडल/ 
संस्था अथवा छत्तीसगढ़ 
शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा 
परिषद से (कम्प्यूटर एवं 
साफ्टवेयर के माध्यम से) 
हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन 
गति 8000 की (Key) 
डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति 
(गति के संबंध में कौशल 
परीक्षा ली जाएगी) का 
प्रमाण पत्र।" 

प्रतिस्थापित किया जाये | 


वर्तमान Hea के साथ ही 
साथ बिन्दु क्रमांक 4 - 
"मान्यता प्राप्त मंडलासंस्था 
अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन 
मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से 
(कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के 
माध्यम से) हिन्दी अथवा 
अंग्रेजी मुद्रलेखन A 5000 
की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा 
की गति (गति के संबंध में 
कौशल परीक्षा ली जाएगी) का 
प्रमाण oval" प्रतिस्थापित 
किया जाये | 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 फरवरी 2022 


150 (1) 


वर्तमान stare 


सहायक ग्रेड-3 सह | 01. 


अनुवादक 


(3) 
मान्यता प्राप्त शिक्षा 
मण्डल से (10+2) परीक्षा 

उत्तीर्ण 

अथवा 
पुरानी हायर सेकेण्डरी 
परीक्षा उत्तीर्ण के साथ 
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय 
से किसी भी विषय के स्नातक 
पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा 


मान्यता प्राप्त संस्था 
से डाटा एन्ट्री आपरेटर/ 
प्रोग्रामिंग. में एक वर्षीय 
डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र तथा 


03. कम्प्यूटर में हिन्दी 
टायपिंग का 5,000 की (Key) 
डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति 
(गति के संबंध में कौशल 
परीक्षा ली जाएगी) | 


04... छत्तीसगढ़ी भाषा का 
ज्ञान एवं छत्तीसगढ़ी से हिन्दी 
एवं हिन्दी से छत्तीसगढ़ी में 
अनुवाद में दक्ष | 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2022. 


७० a gS ee ae ee ee ee SS ee 35७७८: ७४० ee ee डऋिौाण 


संशोधित अ्हताएं 

वर्तमान अरहताओं के साथ ही 
साथ बिन्दु क्रमांक 5 - 
"मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था 
अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन 
मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से 
(कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के 
माध्यम से) हिन्दी अथवा 
अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5000 
की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा 
की गति (गति के संबंध में 
कौशल परीक्षा ली जाएगी) का 
प्रमाण पत्र।" प्रतिस्थापित 
किया जाये | 


आदेशानुसार 


Bea. /- 


(चन्द्र शेखर गंगराडे) 
प्रमुख सचिव. 


